रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. 0. L.-33004/99 


Jiitd = राज्जपतनत्र 
Che Gazette of Jndia 


OM. -ZT. We. -37.-1407 2023-247 319 
CG-DL-E-14072023-247319 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग तर--खण्ड 3--उप-खण्ड (ii) 
PART II—Section 3—Sub-section (ii) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
a. 2965] नई दिल्‍ली, बुधवार, जुलाई 12, 2023/आषाढ़ 21, 1945 
No. 2965] NEW DELHIL,WEDNESDAY, JULY 12, 2023/ASHADHA 21, 1945 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 
अधिसूचना 
नई दिल्‍ली, 11 जुलाई, 2023 
का.आ. 3094(अ).--केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1319 (E) तारीख 26/04/2023, जो भारत के राजपत्र, 
असाधारण, भाग 1, खण्ड 3, उपखंड (9) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा गुजरात राज्य के सुरेंद्रनगगर जिले में |॥147 के 
कि.मी. 112.100 से कि.मी.132.00 (प्रान्‍्त अधिकारी ऑफिस वढवाण) तक के भूखण्ड पर चौड़ीकरण/पेग्ड शोल्डर सहित 


2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "०१/०५/२०२३ 

और ०२/०५/२०२३ " को "द इंडियन एक्सप्रेस" और "दिव्य भास्कर " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया 
है; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है; 


4481 GI/2023 (1) 


2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ 
की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप 
से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी। 


अनुसूची 
गुजरात राज्य के सुरेंद्रगगर जिले में |॥।147 के कि.मी. 112.100 से कि.मी. 132.00 (प्रान्‍्त अधिकारी ऑफिस वढवाण) के 
लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण। 


राज्य का नाम: गुजरात जिले का नाम: सुरेंद्रनगर 
सर्वेक्षण संख्या भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | भूमि का क्षेत्रफल भूस्वामी/ हितबद्ध 
(हेक्टेयर में) व्यक्तियों का नाम 
तालुक का नाम: वढवाण 
गांव का नाम: फुलग्राम 


२९७ (ओल्ड २६७/७ प्राइवेट) |एग्रीकल्चर 0.0018|जेसिंगभाई शीवाभाई 
विगेरे 
एग्रीकल्चर 
2 २९९ (ओल्ड २६७/५) प्राइवेट) [कृषि 0.0696|जवजीभाई पोपटभाई 
विगेरे 
एग्रीकल्चर 
3 ३२४ (ओल्ड २६९/१/४ ) प्राइवेट) |एग्रीकल्चर 0.0367|रिवजीभाई धनजीभाई 
विगेरे 
एग्रीकल्चर 
ह | 


३२६ (ओल्ड २७०/१/३ ) प्राइवेट) |एग्रीकल्चर 0.0086|मरघाबेन जेसिंगभाई 
कोली विगेरे 
एग्रीकल्चर 
5 प्राइवेट) |एग्रीकल्चर 0.0327|नागरभाई केहरभाई 
कोली पटेल 
एग्रीकल्चर 
गांव का नाम: वडोद 


गांव का नाम: वडोद 


प्राइवेट) |गिरकृषि 0201|तिजपालसिंह दिलुभाई 
ज़ाला विगेरे 
गैरकृषि 
7 772 पैकी 1 oer प्राइवेट) [एग्रीकल्चर 0618||समजूबेन पुंजाभाई पटेल 
विगेरे 
एग्रीकल्चर 


a प्राइवेट) ॥एग्रीकल्चर 0101|ममंजूलाबेन बाबुभाई 
रैयाणी 
एग्रीकल्चर 


गांव का नाम: बलदाणा 


[भाग 1---खण्ड 361) भारत का राजपत्र : असाधारण 3 


10 १९३१ (९००३ ) प्राइवेट) |गिरकृषि 0643|रबारी बीजलभाई 
आलाभाई , जनकभाई 
रणछोड़भाई 
गैरकृषि 


252 पैकी 1 (102 ॥निजी (प्राइवेट) |एग्रीकल्चर/नों- 0.1281|हिरमा कल्याणभाई 


पैकी) एग्रीकल्चर/ 


सवाभाई विगेरे, बहुचर 
स्टोन इंडस्ट्रीज ना 
मलिक जिग्रेशभाई 
दोलतभाई पटेल 
एग्रीकल्चर/ नों 
एग्रीकल्चर 


12 253 पी 1 (102पैकी)|निजी (प्राइवेट) |एग्रीकल्चर 0.053|चावडा नरसिंह 
नारायणभाई विगेरे 
एग्रीकल्चर 


गांव का नाम: वस्तडी 


१६९७ (९५९/२/३ ) निजी (प्राइवेट) नों-एग्रीकल्चर 0.0562|गोहील हरपालसिंह 
बलवंतसिंह गोहील 
युवराजसिंह भरतसिंह 
गोहील हरदेवसिंह 
जुवानसिंह 

-एग्रीकल्चर 


१७०१ (९५९/२/पै २|निजी (प्राइवेट) ॥एग्रीकल्चर 0.0457|रिमेशभाई पोपटभाई 
पटेल 
एग्रीकल्चर 

१७१८ (९४६ /३ /पै निजी (प्राइवेट) एग्रीकल्चर 0.1709|अजुभाई मानसंगभाई 

2) परमार विगेरे 
एग्रीकल्चर 


16 १७२० (९४७ /३ /पै |निजी (प्राइवेट) एग्रीकल्चर 0.0685||अजुभाई मानसंगभाई 
२) परमार विगेरे 
एग्रीकल्चर 
17 १७२१ (९४७/३/पे ३|निजी (प्राइवेट) एग्रीकल्चर 0.0138|लखमनभाई 
) मानसांगभाई परमार 


कुल योग 0.8817 


[फा. सं. NHAI/BOT/DBFO-Ahmedabad/NH-8A&B/2013/3D3] 


अभय जैन, उप सचिव 


4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 11th July, 2023 


9.0. 3094(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport 
and Highways, 1319 (E) Dated:26/04/2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub- 
section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter 
referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule 
annexed to the said notification for construction of (widening/two lane with paved shoulder/four laning/six laning with 
paved shoulder/Toll plaza/service Road,etc), Maintenance, management and operation of NH47 in the stretch of land 
from Km. 112.100 to Km. 132.000 (PRANT ADHIKARI OFFICE WADHWAN) in the district of 
SURENDRANAGAR in the state of GUJARAT 


And whereas the substance of the said notification has been published in “THE INDIAN EXPRESS” and 
“DIVYA BHASKAR?” both dated 01/05/2023 and 02/05/2023 under sub-section (3) of section 3A of the said Act; 


And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 


Competent Authority; 


And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has 


submitted its report to the Central Government; 
Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers 


conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land 


specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose; 


And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall 


vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 
SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH47 in the stretch of land 
from Km. 112.100 to Km. 132.000 (PRANT ADHIKARI OFFICE WADHWAN) in the district of 
SURENDRANAGAR in the state of GUJARAT. 


State: GUJARAT District: SURENDRANAGAR 


Sl. No. |/Survey/Plot Number|| Type of Land || Nature of Land Area Name of Land 
(in Hectares)|| Owner/Interested 
Person 


| | | || 60 
Taluk: Wadhwan 


Taluk: Wadhwan 
Village: Fulgram 


297 (OLD 267/7 ) Private Agriculture 0.0018)JESINGBHAI 
SIVABHAI VIGERE 
Agriculture 

299(OLD 267/5 ) Private Agriculture 0.0696) JA VJIBHAT 
POPATBHAI VIGERE 
Agriculture 


| 

2 

3 324 (OLD 269/1/4 ) ||Private Agriculture 0.0367||RAVJIBHAT 
DHANJIBHAI KOLI 
Agriculture 

4 326 (OLD 270/1/3) _ ||Private Agriculture 0.0086)|MARGHABEN 
JESINGBHAI KOLI 


[भाग 1--खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 5 


VIGERE 

Agriculture 
5 361 Private Agriculture 0.0327/|INAGARBHAI 
KEHARBHAIT KOLI 
PATEL 
Agriculture 


0.0201)/TEJPALSINH 
DILUBHAI ZALA 
VIGERE 
Non-Agriculture 


SAMUBEN 
PUNJABHAI PATEL 
VIGERE 

Agriculture 


MANJULABEN 
BABAUBHAI 
RATYANI 
Agriculture 


Village: Vadod 


Agriculture 
Private Agriculture 


Private Agriculture 0.0398)/|CHAMPABEN 
HEMANTBHAI 
VIGERE 
Agriculture 


TH 
i 


< 
= 
= 
2 
Wis) 
@ 
ies] 
i) 
a 
Qu 
2 
i] 
2 


1931 (9003) 


7 
Le 


-Agri 0.0643)|RABARI BIJALBHAI 
AALABHAI 
JANAKBHAI 
RANCHHODBHAI 
Non-Agriculture 


252 Pl (OLD 102 P) ||Private Agriculture/Non- 0.1281}}]HERMA 

Agriculture KALYANBHAI 
SAVABHAI 
VIGERE, BAHUCHAR 
STONE INDUSTRIES 
NA MALIK 
JIGNESHBHAI 
DOLATBHAT PATEL 
Agriculture/Non 
Agriculture 


253 P | (OLD 102P) ||Private Agriculture CHAVDA 
NARSINGBHATI 
NARAYANBHAI 
VIGERE 
Agriculture 


< 
= 

= 
& 
a 

@ 

9 

2 
= 
& 

5. 


Village: Vastadi 
1697(959/2/3) 


— 
(3 


Non-Agriculture 0.0562)|GOHIL 
HARPALSINH 
BALVANTSINH 
GOHIL YUVRAJSINH 
BHARATSINH 
GOHIL 
HARDEVSINH 
JUVANSINH 
Non-Agriculture 


14 1701(959/2/p2) Private Agriculture 0.0457|/|RAMESHBHAT 


6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


Agriculture 0.1709)|AJUBHAI 
MANSANGBHAI 
PARMAR VIGERE 

Agriculture 0.0685 

Agriculture 0.0138 
MANSANGBHAI 
PARMAR 


Agriculture 
Total 0.8817 


AJUBHAI 
[F. No. NHAI/BOT/DBFO-Ahmedabad/NH-8A&B/2013/3D3] 


MANSANGBHAI 
PARMAR VIGERE 
Agriculture 

ABHAY JAIN, Dy. Secy. 


LAKHMANBHAI 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. manos kumar vn 


